सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


18 श्रावण, 1941 ( श ० ) 


संख्या- 650 राँची, शुक्रवार , 


9 अगस्त , 2019 (ई ० ) 


स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग 


अधिसूचना 
31 जुलाई, 2019 


संख्या-01/स्था०2-02/ 2019/-2446-- श्री मिथिलेश कुमार सिन्हा , उपनिदेशक, प्राथमिक शिक्षा 
को स्थानान्तरित करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी, राँची के पद पर अगले आदेश तक अपने ही 
वेतनमान में पदस्थापित किया जाता है । 


, 


संख्या-01/ स्था०2-02/ 2019/ -2447-- श्री प्रदीप कुमार चौबे, जिला शिक्षा पदाधिकारी, 
प ० सिंहभूम, चाईबासा को स्थानान्तरित करते हुए उपनिदेशक, प्राथमिक शिक्षा, झारखण्ड, राँची के पद 
पर अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-01/ स्था०2-02 /2019/-2448-- श्रीमती नीरजा कुजूर , जिला शिक्षा पदाधिकारी, लातेहार 
( अतिरिक्त प्रभार- जिला शिक्षा अधीक्षक , लातेहार ) को स्थानान्तरित करते हुए जिला शिक्षा 
पदाधिकारी , प० सिंहभूम, चाईबासा के पद पर अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में पदस्थापित 
किया जाता है । 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 9 अगस्त , 2019 
संख्या-01/ स्था०2-02/ 2019/ -2449-- श्री सुशील कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी , पलामू 

को 
प्रशासनिक दृश्टिकोण से स्थानान्तरित करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी, रामगढ़ के पद पर अगले 
आदेश तक अपने ही वेतनमान में पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -01 / स्था०2-02/ 2019/ -2450-- श्री इन्दु भूशण सिंह, जिला शिक्षा अधीक्षक, हजारीबाग 
को स्थानान्तरित करते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक , धनबाद के पद पर अगले आदेश तक अपने ही 
वेतनमान में पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-01/ स्था०2-02/ 2019 /-2451 श्री उपेन्द्र नारायण, जिला शिक्षा अधीक्षक, सिमडेगा को 
स्थानान्तरित करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी , पलामू के पद पर अगले आदेश तक अपने ही 
वेतनमान में पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -01/ स्था०2-02/ 2019/-2452 श्री छठू विजय सिंह , जिला शिक्षा अधीक्षक , राँची को 
स्थानान्तरित करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी, लातेहार के पद पर अगले आदेश तक अपने ही 
वेतनमान में पदस्थापित किया जाता है । 

श्री सिंह अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला शिक्षा अधीक्षक , लातेहार के भी प्रभार में रहेंगे। 


संख्या-01/ स्था०2-02/ 2019/-2453-- श्री रामप्रसाद मंडल , प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण 
संस्थान, बगोदर , गिरिडीह को स्थानान्तरित करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी, गढ़वा के पद पर 
अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में पदस्थापित किया जाता है । 


, 


संख्या -01/ स्था०2-02/ 2019/ -2454-- श्री कमला सिंह , जिला शिक्षा अधीक्षक , गिरिडीह को 
स्थानान्तरित करते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक , राँची के पद पर अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान 
में पदस्थापित किया जाता है । 


, 


संख्या-01/ स्था०2-02/ 2019/ -2455-- श्री महेन्द्र पाण्डेय , अनुमण्डल शिक्षा पदाधिकारी, धालभूम , 
पूर्वी सिंहभूम को स्थानान्तरित करते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक , खूटी के पद पर अगले आदेश तक 
अपने ही वेतनमान में पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-01/स्था०2-02/ 2019/-2456-- श्री विनीत कुमार , जिला शिक्षा अधीक्षक , धनबाद को 
स्थानान्तरित करते 

हुए 

जिला शिक्षा अधीक्षक , पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के पद पर अगले आदेश तक 
अपने ही वेतनमान में पदस्थापित किया जाता है । 


, 


संख्या-01/ स्था०2-02/ 2019/-2457-- श्री अरविन्द कुमार , प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण 
संस्थान, बरहेट , साहेबगंज को स्थानान्तरित करते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक , गिरिडीह के पद पर 
अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में पदस्थापित किया जाता है । 


, 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 9 अगस्त, 2019 


3 


संख्या-01/ स्था०2-02/2019/ -2458-- श्री महमूद आलम , प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण 
संस्थान , रेहला को स्थानान्तरित करते 

हुए 

जिला शिक्षा अधीक्षक, हजारीबाग के पद पर अगले आदेश 
तक अपने ही वेतनमान में पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -01/ स्था०2-02/ 2019/ -2459-- श्री कामेश्वर सिंह, क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी , कोडरमा को 
उनके अभ्यावेदन के आधार पर स्थानान्तरित करते हुए क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, बुण्डू ( राँची) के पद पर 
अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-01/स्था०2-02/ 2019/ -2460-- श्रीमती मुक्ति रानी सिंह , जिला शिक्षा पदाधिकारी, 
सिमडेगा अगले आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला शिक्षा अधीक्षक , सिमडेगा के भी 
अतिरिक्त प्रभार में रहेंगी । 


2. उक्त सभी पदस्थापन के फलस्वरूप पदस्थापित पदाधिकारियों की वरीयता माननीय 
उच्चतम न्यायालय द्वारा स्च् संख्या 17286/2011 में पारित अंतरिम आदेश के अनुरूप यथावत 
स्थिति ( जंजने फनव ) में रहेगी। 
3. अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी के रिक्त पदों पर अथवा भविश्य में पद रिक्त होने पर संबंधित जिले 
के जिला शिक्षा पदाधिकारी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 
4. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान/ प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय के रिक्त 
पदों/ भविश्य में पद रिक्त होने पर संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधीक्षक अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। 
5. इस अधिसूचना द्वारा जिन पदाधिकारियों का पदस्थापन कहीं नहीं किया गया है, वे विभागीय 
मुख्यालय 

में योगदान करेंगे । 
6. अभ्यावेदन के आधार पर स्थानान्तरित पदाधिकारियों को स्थानान्तरण अनुदान देय नहीं होगा । 
7. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा । 

8. सभी स्थानान्तरित पदाधिकारी स्थानान्तरित पद का प्रभार एक सप्ताह में ग्रहण करना 
सुनिश्चित करेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सुशील अजीत सुरीन, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 650 50 


